सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 1 पौष, 19 37 ( श०) 


संख्या 583 राँची, सोमवार, 


21 दिसम्बर, 20 15 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
4 दिसम्बर , 2015 


संख्या- 15 / अवकाश- 0 3-04/ 20 15 का .- 10 25 9-- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड के 
पत्रांक-20 90 दिनांक 19 नवम्बर , 2015 के आलोक में 72 - लोहरदगा ( अ॰ज जा०) विधानसभा 
उपचुनाव, 2015 के अवसर पर लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी 
कार्यालयों/ सार्वजनिक बैंकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट, 18 8 1 की धारा 
2 5 के तहत मतदान की निर्धारित तिथि दिनांक 14 दिसम्बर , 2 0 15 ( सोमवार ) को स्थानीय 
सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

भूषण पासवान, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 8 3 – 50 | 


